692 


HARYANA GOVT. GAZ . , JULY 5 , 2005 (ASAR . 14 , 1927 SAKA ) 


[ PARTI 


विद्युत विभाग 


दिनांक 24 जून , 2005 
संख्या 1/ 14 /2004-1 विद्युत. विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36), की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड 
( क ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , अनुज्ञप्ति प्रदान करने 
के लिए आवेदन हेतु फीस के भुगतान के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (1) . ये नियम अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया हेतु फीस का भुगतान नियम, 2005, कहे जा सकते हैं । 

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
2. इन नियमों में , जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

(i) अधिनियम से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम , 200312003 का अधिनियम 36); 

( ii ) धारा से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा । 

3. उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु फीस का भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , 
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसके बाद आयोग कहा गया है) को : 

( क ) संप्रेषित अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत प्रेषण के लिए, या 
( ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरण के लिए, या 

(ग ) अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत व्यापार करने की वचनबद्धता के लिए, 
आवेदन प्रक्रिया फीस के रूप में आयोग के पास एक लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से जमा करेगा । 


.. 


आर ० एन ० पराशर , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

विद्युत विभाग । 


- 


POWER DEPARTMENT 

The 24th June, 2005 
No. 1/14 /2004-1 Power. - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) read with clause (a ) of 
Sub -section ( 2 ) of Section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003), the Governor of Haryana hereby 
makes the following rules for payment of fees for application for the grant of licence, namely : 

1. (1) These rules may be called the Payment of Fees for Processing ofApplication for Grant of Licence 
Rules, 2005. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette. 
2. In these rules, unless the context otherwise requires, 

(i) “ Act means the ElectricityAct , 2003 ( Act 36 of 2003 ); 

( ii ) " section " means the section of Act. 

3. Every person making application to the Haryana Electricity Regulatory Commission (hereinafter called the 
" Commission "), for the grant of licence under Section 15 of the Act : 

(a ) to transmit electricity as a transmission licensee; or 
(b ) to distribute electricity as distribution licensee; or 

( c ) to undertake trading in electricity as an electricity trader, in any area as may.be specified in the licence; 
shall deposit a fee ofone lakh rupees through bank draft or pay order with the Commission as application processing fee. 


R. N. PRASHER, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Power Department. 


